. 


AL 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 फाल्गुन , 1939 ( श० ) 
9 मार्च, 2018 (ई०) 


संख्या- 220 राँची, शुक्रवार, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


- - - - - - - - - - 


- 


अधिसूचना 
16 जनवरी , 2018 


संख्या - 3/पद-01 (ग )-02/2015 का .- 464-- उप सचिव , झारखण्ड लोक सेवा आयोग , राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री राजू रंजन राय , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 688/ 03, गृह जिला - पटना) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक , लेखा, प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण 
विकास अभिकरण , चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


___ संख्या- 3/पद-01( ग)-02/ 2015 का .- 465 -- निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, चाईबासा के 
पद पर पदस्थापित श्री संदीप बक्शी , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 748/03, गृह जिला- राँची) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, भूमि सुधार एवं नक्सल, पलामू के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/पद-01( ग)-02/ 2015 का .- 466 -- जिला आपूर्ति पदाधिकारी , गिरिडीह ( अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित) के पद पर पदस्थापित श्री रामचन्द्र पासवान , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 497/03, गृह जिला- मुंगेर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव , 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 9 मार्च, 2018 
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


__ संख्या - 3/पद-01( ग)-02/ 2015 का .- 467 -- अपर उपायुक्त , सरायकेला- खरसांवा के पद पर 
पदस्थापित श्री कुंज बिहारी पाण्डेय , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 670/03, गृह जिला- भागलपुर ) को 
अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ जिला आपूर्ति पदाधिकारी , सरायकेला- खरसांवा का अतिरिक्त 
प्रभार सौंपा जाता है । 


संख्या - 3/पद-01( ग)-02/ 2015 का .- 468 -- अपर समाहर्ता, देवघर के पद पर पदस्थापित श्री 
अंजनी कुमार दुबे, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 673/03, गृह जिला- पटना) को अगले आदेश तक 
अपने कार्यों के साथ जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 


____ संख्या - 3/पद-01(ग)-02/2015 का .- 469-- अपर समाहर्ता, साहेबगंज ( अतिरिक्त प्रभार 
निदेशक लेखा प्रशासन, साहेबगंज ) के पद पर पदस्थापित श्री अनमोल कुमार सिंह, झा०प्र०से० ( कोटि 
क्रमांक - 675 /03, गृह जिला - भागलपुर ) को अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ जिला आपूर्ति 
पदाधिकारी, साहेबगंज का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 


संख्या- 3/पद -01( ग )-02/ 2015 का .- 470 -- अपर समाहर्ता, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित 
श्री अरविन्द कुमार, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 687/03, गृह जिला - औरंगाबाद ) को अगले आदेश 
तक अपने कार्यों के साथ जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिमडेगा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है | 


संख्या - 3/ पद - 01 (ग)-02/ 2015 का .- 471 -- अपर उपायुक्त , पश्चिमी सिंहभूम , चाईबासा के 
पद पर पदस्थापित श्री जय किशोर प्रसाद , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 691 /03, गृह जिला- राँची ) को 
अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम , चाईबासा का 
अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 


संख्या- 3/पद-01( ग)-02/ 2015 का .- 472-- अपर समाहर्ता, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित 
श्री रणजीत कुमार सिन्हा, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 723/ 03, गृह जिला- जहानाबाद ) को अगले 
आदेश तक अपने कार्यों के साथ जिला आपूर्ति पदाधिकारी , लोहरदगा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा 
जाता है । 


संख्या - 3/ पद- 01 ( ग )- 02/ 2015 का .- 473-- अपर समाहर्ता, खूटी के पद पर पदस्थापित श्री 
रणजीत कुमार लाल, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 735/03, गृह जिला- धनबाद ) को अगले आदेश तक 
अपने कार्यों के साथ जिला आपूर्ति पदाधिकारी , झूटी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 


संख्या - 3/पद -01( ग )- 02/ 2015 का .- 474-- अपर समाहर्ता, गोड्डा के पद पर पदस्थापित श्री 
अनिल कुमार तिर्की, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 746 /03, गृह जिला- पलामू) को अगले आदेश तक 
अपने कार्यों के साथ जिला आपूर्ति पदाधिकारी , गोड्डा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 9 मार्च, 2018 


संख्या - 3/पद -01( ग )-02/ 2015 का .- 475 - अपर समाहर्ता, गुमला के पद पर पदस्थापित 
श्री आलोक शिकारी कच्छप , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 780/ 03, गृह जिला- राँची) को अगले आदेश 
तक अपने कार्यों के साथ जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 

संख्या- 3/पद-01(ग )-02/2015 का .- 476-- अपर समाहर्ता, कोडरमा के पद पर पदस्थापित 
श्री प्रवीण कुमार गगराई, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 817/ 03 ) को अगले आदेश तक अपने कार्यों के 
साथ जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कोडरमा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 


संख्या - 3/पद -01( ग )-02/ 2015 का .- 477 -- अपर समाहर्ता, गढ़वा के पद पर पदस्थापित श्री 
राधेश्याम प्रसाद, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 835बी /03, गृह जिला - नवादा ) को अगले आदेश तक 
अपने कार्यों के साथ जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 


संख्या - 3/पद-01 (ग)-02/2015 का .- 478-- अपर समाहर्ता, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित 
श्री विधान चन्द्र चौधरी, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 713/03, गृह जिला- गोड्डा) को अगले आदेश 
तक अपने कार्यों के साथ जिला आपूर्ति पदाधिकारी , जामताड़ा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है | 


संख्या - 3/पद-01(ग )-02/ 2015 का .- 479-- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रामगढ़ के पद 
पर पदस्थापित श्री सुरेन्द्र कुमार , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक- 846/ 03, गृह जिला- हजारीबाग ) की 
सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस लेते हुए सेवा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले 
विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपते हुए इन्हें अगले आदेश तक जिला आपूर्ति पदाधिकारी , रामगढ़ के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

ii. श्री कुमार को अपने कार्यों के साथ जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रामगढ़ का अतिरिक्त 
प्रभार सौंपा जाता है । 

संख्या- 3/ पद -01 (ग)-02/ 2015 का .- 480 -- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, हजारीबाग के पद 
पर पदस्थापित श्री भोगेन्द्र ठाकुर , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 614/03, गृह जिला- समस्तीपुर) की 
सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस लेते हुए सेवा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले 
विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपते हुए इन्हें अगले आदेश तक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


ii . श्री ठाकुर को अपने कार्यों के साथ जिला पंचायत राज पदाधिकारी , हजारीबाग का 
अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है | 


संख्या - 3/ पद- 01( ग )-02/ 2015 का .- 481-- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दुमका के पद पर 
पदस्थापित श्री शिवनारायण यादव , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 765 / 03, गृह जिला - गोड्डा) की सेवा 
ग्रामीण विकास विभाग से वापस लेते हुए सेवा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले 
विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपते हुए इन्हें अगले आदेश तक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 9 मार्च, 2018 
_ ii. श्री यादव को अपने कार्यों के साथ जिला पंचायत राज पदाधिकारी , दुमका का अतिरिक्त 
प्रभार सौंपा जाता है । 

संख्या- 3/ पद -01( ग )-02/ 2015 का .- 482-- जिला परिवहन पदाधिकारी , गिरिडीह के पद पर 
पदस्थापित श्री योगेन्द्र प्रसाद , झा०प्र०से० ( प्रथम बैच , गृह जिला- कोडरमा ) को अगले आदेश तक 
अपने कार्यों के साथ जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है | 

संख्या - 3/ पद-01( ग)- 02/ 2015 का .- 483 -- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , कैरो, लोहरदगा के 
पद पर पदस्थापित सुश्री सीमा दीपिका टोप्पो, झा०प्र०से० ( चतुर्थ बैच, गृह जिला- गुमला) की सेवा 
ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी , सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
ii . सुश्री टोप्पो को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् कार्यपालक 
दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

संख्या - 3/ पद-01 ( ग)-02/ 2015 का .- 484-- कार्यपालक दण्डाधिकारी , रामगढ़ के पद पर 
पदस्थापित श्री संजय कुमार, झा०प्र०से० ( द्वितीय बैच , गृह जिला - दुमका) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 
ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् कार्यपालक 
दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 

संख्या - 3/ पद - 01 (ग)-02/ 2015 का .- 485 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षरत श्री राजेश कुमार सिन्हा, 
झा०प्र०से० ( चतुर्थ सीमित बैच , गृह जिला- रामगढ़) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , 
चतरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
ii. श्री सिन्हा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2 , 1974 की धारा 20 ) के तहत् कार्यपालक 
दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 
2. जिन पदाधिकारियों के स्थान पर किसी अन्य पदाधिकारी का पदस्थापन किया गया है परन्तु 
यदि उनका स्थानांतरण अन्यत्र नहीं किया गया है, वे कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग , झारखण्ड, राँची में योगदान सुनिश्चित करेंगे | 
3. सम्बंधित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से अधिसूचित पद पर योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा 
जनवरी , 2018 का वेतन नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे । 
4. सम्बंधित नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थानांतरित /पदस्थापित पदाधिकारियों के प्रभारान्तरण की 
कार्रवाई तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , रॉची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 220 -- 50 


